सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 
असाधारण अंक 

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

8 आश्विन , 1944 ( श ० ) 

संख्या - 482 राँची , 
482 राँची , शुक्रवार , 30 सितम्बर , 2022 ( ई ० ) 

- 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 

अधिसूचना 
2 सितम्बर , 2022 


संख्या -4 / विविध - 10-12 / 2020 का.- 5576- - श्री प्रेम कुमार तिवारी , झा ० प्र ० से ० , द्वितीय बैच 
( कोटि क्रमांक 93/20 ) के द्वारा झारखण्ड लोक सेवा आयोग में दिये गये आवेदन के आधार पर 
झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों की विभागीय अधिसूचना संख्या 5835 दिनांक 
13.11.2020 द्वारा प्रकाशित वरीयता सूची में गृह जिला राँची अंकित है । 


श्री तिवारी द्वारा समर्पित अभ्यावेदन में उल्लेख है कि इनके पिता सरकारी सेवक थे एवं 
राँची में स्थायी रूप से रहते थे श्री तिवारी द्वारा झारखण्ड लोक सेवा आयोग को समर्पित आवेदन के 
के आधार पर नियुक्ति पत्र में भी इनका गृह जिला राँची अंकित है । 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 30 सितम्बर , 2022 


श्री तिवारी द्वारा दिये गये आवेदन में अंकित किया गया है कि वे मूल रूप से ग्राम - बायें , 
थाना - गढ़वा , अंचल- गढ़वा सदर , जिला- गढ़वा , झारखण्ड के निवासी है एवं पिता के सेवानिवृत्ति के 
पश्चात वे गृह जिला - गढ़वा में आवासित है । 


श्री तिवारी के अभ्यावेदन के साथ प्राप्त कागजातों पर सम्यक जाँचोपरांत श्री तिवारी का गृह 
जिला राँची से परिवर्तन कर गृह जिला - गढ़वा करने का निर्णय लिया गया । 

सम्यक विचारोपरांत उप समाहर्त्ता पद पर नियुक्त झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के 
पदाधिकारियों की विभागीय अधिसूचना संख्या 5835 दिनांक 13.11.2020 द्वारा प्रकाशित वरीयता 
सूची में अंकित श्री प्रेम कुमार तिवारी , झा ० प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक 93/20 ) के गृह जिला राँची को 
परिवर्तित करते हुए वरीयता सूची में इनका गृह जिला गढ़वा अंतःस्थापित किया जाता है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


-- 


ब्रह्मदेव मोदी , 

सरकार के अवर सचिव | 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 
झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 482 - 50 


